निबंधन संख्या पी 0टी0-40 


YA 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


पृष्ठ 


या 


19 आषाढ़ 1935 ( श ० ) 
संख्या 28 पटना , 

बुधवार , 

10 जुलाई 2013 ( ई0 ) 

विषय - सूची 

पृष्ठ 
भाग -1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-4 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
उपस्थापित किये जानेवाले 

प्रवर 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
आदेश । 

मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 

भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 

भाग- 8 – भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 
परीक्षा- फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 - ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

भाग - 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

5-10 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


11-13 


2 


बिहार गजट, 10 जुलाई 2013 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक 


सूचनाएं 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


- 


अधिसूचनाएं 

27 जून 2013 
सं ० भा ० व ० से 0 स्था 0 17 / 2011-2332 / प 0 व0 - श्री यू० एस० झा , भा ० व 0 से 0, अपर सचिव, पर्यावरण एवं वन 
विभाग को निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण , बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त 

करते श्री परशुराम राम, 

भा ० व ० से 
(84) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक , पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण , बिहार , पटना के पद पर 
अतिरिक्त प्रभार में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० भा ० व० से 0 स्था 0 17 / 2011- 2333 / प० व० - श्री मुरारीजी मिश्र, भा ० व० से0 (84 ), क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, 
मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया 
जाता है 

इनका मुख्यालय पटना रहेगा । 

श्री ए 0 के 0 पाण्डेय , क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक , भागलपुर के मध्य सेवा कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिनांक -30.06.2013 से 
27.07.2013) में भाग लेने के दौरान श्री मुरारी जी मिश्र, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक , भागलपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । इस 
संदर्भ में विभागीय अधिसूचना संख्या 2138 दिनांक 12.06.2013 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

सं ० भा ० व० से 0 स्था 0 17 / 2011- 2334 / प 0 व 0 - श्री बी 0 सी 0 नायक , भा ० व0 से0 (84 ) मुख्य वन संरक्षक , संयुक्त 
वन प्रबंधन को स्थानांतरित करते हुए क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक , मुजफ्फरपुर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता 
है । 

इनका मुख्यालय मुजफ्फरपुर रहेगा । 

सं ० भा ० व० से 0 स्था 0 17 / 2011-2335 / प० व० श्री ए0 के 0 प्रसाद, भा ० व० से0 (88), लीव रिजर्व, प्रधान मुख्य वन 
संरक्षक , कार्यालय मे संलग्न को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक , वन कार्य नियोजना अंचल, पटना के पद पर अपने ही 
वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय पटना रहेगा । 

सं ० भा ० व० से 0 स्था 0 17 / 2011-2336 / प 0 व0 - श्री एन 0 जवाहर बाबू, भा ० व 0 से 0 (91 ), वन संरक्षक, वन कार्य 
नियोजना अंचल , पटना को स्थानांतरित करते हुए लीव रिजर्व में अगले आदेश तक प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में संलग्न 
किया जाता है । 

इनका मुख्यालय पटना रहेगा । 

सं ० भा 0 व0 से 0 स्था 0 17 / 2011-2337 / प० व० श्री भोला प्रसाद , भा ० व 0 से0 (92), लीव रिजर्व प्रधान मुख्य वन 
संरक्षक कार्यालय में संलग्न को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी , गोपालगंज के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय गोपालगंज रहेगा । 

सं ० भा ० व० से 0 स्था 0 17 / 2011-2338 / प0 व0 - श्री अभय कुमार भा ० व 0 से0 ( 2000 ), निदेशक , संजय गाँधी जैविक 
उद्यान, पटना को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, शोध प्रशिक्षण एवं जन सम्पर्क प्रमंडल , पटना के पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय पटना रहेगा । 

वन प्रमंडल पदाधिकारी, शोध प्रशिक्षण एवं जन सम्पर्क प्रमंडल , पटना के पद पर पूर्व से पदस्थापित श्री रविशंकर 
कुमार, भा ० व0 से0 उक्त प्रमंडल का प्रभार श्री अभय कुमार, भा ० व0 से0 को सौंपकर अपने ही वेतनमान में वन संरक्षक , गया के 
प्रभार में बने रहेंगे । 

सं ० भा ० व० से 0 स्था 0 17 / 2011-2339 / प0 व0 - श्री एस 0 चन्द्रशेखर, भा 0 व0 से 0 (2003), वन प्रमंडल पदाधिकारी , 
रोहतास को स्थानांतरित करते हुए निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया 
जाता है । 

इनका मुख्यालय पटना रहेगा । 

सं ० भा ० व० से 0 स्था 0 17 / 2011-2340 / 40 व 0 - श्री अमित कुमार भा ० व0 से0 (2008), वन प्रमंडल पदाधिकारी, 
औरंगाबाद को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय सासाराम रहेगा । 


। 


बिहार गजट , 10 जुलाई 2013 


3 


सं ० भा 0 व 0 से 0 स्था 0 17 / 2011-2341 / प0 व0- श्री मनोज कुमार सिंह, भा 0 व0 से0, उप निदेशक , ग्रामीण विकास 
विभाग , बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित 
किया जाता है । 

इनका मुख्यालय औरंगाबाद रहेगा । 

सं ० भा ० व ० से 0 स्था 0 17 / 2011-2342 / प 0 व 0 - श्री टी 0 एन0 झा , बि 0 व0 से0, वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज 
को स्थानांतरित करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में संलग्न पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाता है । 
इनका मुख्यालय पटना रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव । 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 


गृह विभाग 


अधिसूचना 

29 जून 2013 
सं ० कारा / स्था 0 ( अधी.) 01-05 / 08-3289 - राज्य के काराओं तथा कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय में 
पदस्थापित बिहार कारा सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्तभ -5 के 
पदस्थापन स्थल पर पदस्थापित किया जाता है: 


क्र ० 


नाम 


गृह जिला 


वर्तमान पदस्थापन 


नव पदस्थापन 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


श्री यू.के. शरण 


छपरा 


सहायक कारा महानिरीक्षक 


विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर 


2 


श्री रुपक कुमार 


पटना 


केन्द्रीय कारा , मोतिहारी 


अधीक्षक , 

शहीद जुब्बा 

सहनी 
केन्द्रीय कारा , भागलपुर 


3 


श्री जितेन्द्र कुमार 


नालंदा 


विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर | शहीद खुदी राम बोस केन्द्रीय कारा, 

मुजफ्फपुर 


4 


श्री कैलाश पाट पिंगुआ 


सिंहभूम 


केन्द्रीय कारा, 


मोतिहारी 


अधीक्षक , शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय 
कारा, भागलपुर 


5 


श्री प्रताप नारायण सिंह 


नालंदा 


केन्द्रीय कारा, पूर्णिया 


केन्द्रीय कारा, गया (दिनांक 01.07. 
2013 के प्रभाव से ) 


6 


श्री ललन कुमार सिन्हा 


पटना 


मंडल कारा, बिहारशरीफ 


मंडल कारा, आरा 


7 


श्री दिलीप कुमार सिंह 


भागलपुर 


मंडल कारा, जहानाबाद 


सहायक कारा महानिरीक्षक , कारा एवं 
सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, पटना 


8 


श्री नीरज कुमार झा 


पूर्णियाँ 


मंडल कारा, बेगुसराय 


मंडल कारा, 


कैमूर 


9 


श्री संजय कुमार चौधरी 


पलामू 


मंडल कारा, कटिहार 


केन्द्रीय कारा, पूर्णिया 


10 


श्री सैमुअल दिलीप मित्रा 


पटना 


मंडल कारा, छपरा 


शहीद खुदी राम बोस केन्द्रीय 
कारा, मुजफ्फपरु 


11 


श्री सिप्रियन टोप्पो 


गुमला 


मंडल कारा, सासाराम 


मंडल कारा, 


कटिहार 


12 


श्री अरविन्द कुमार मिश्रा 


मधुबनी 


मंडल कारा, जमुई 


मंडल कारा, जहानाबाद 


4 


बिहार गजट , 10 जुलाई 2013 


क्र ० 


नाम 


गृह जिला 


वर्तमान पदस्थापन 


नव पदस्थापन 


1 


2 


3 


4 


5 


13 


श्री जवाहर लाल प्रभाकर 


समस्तीपुर 


उप कारा, बाढ़ 


मंडल कारा, बेगूसराय 


सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि आदेश के आलोक में बिना पारगमन काल / बिना 
प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभार सौंपते हुए तुरंत विरमित होकर नव पदस्थापित स्थल पर योगदान 
करना सुनिश्चित करें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक ( प्र ० ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट, 16-571 + 20 - डी टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 10 जुलाई 2013 


5 


भाग-9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 
सं ० 1133— मैं सव्यसाची, पिता - श्री संजय कुमार, एम ० आई० जी ० 77, हनुमान नगर कंकड़बाग , पटना 
शपथ पत्र संख्या AR640935 / 13.07.2011 द्वारा अब मैं सव्यसाची चौबे के नाम से जाना जाऊंगा । 

सव्यसाची । 


अधीक्षक का कार्यालय 
पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना 


निविदा सूचना 


सं ० 6114 - वर्ष 2013-2014 में पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के प्रयोजनार्थ स्टेशनरी सामग्री / मरीजों 
के इलाज हेतु उपयोग होने वाले मानक एवं गैर मानक प्रपत्रों की छपाई हेतु बिहार वाणिज्य कर में निबंधित इच्छुक निविदादाता 
( आपूर्तिकर्ता /निर्माता / प्राधिकृत विक्रेता) से निविदा प्रकाशन की तिथि से 30 ( तीस ) दिनों के अन्दर निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट 
के द्वारा निविदा आमंत्रित किया जाता है । इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु बिहार सरकार के वेबसाईट सं ० 
www.prdbihar.gov.in एवं www.pmch.in पर देखा जा सकता है । साथ ही साथ निविदा से संबंधित पूर्ण 
जानकारी एवं सूची प्राप्ति हेतु किसी भी कार्यदिवस को अधोहस्ताक्षरी के स्टेशनरी शाखा से प्राप्त कर सकते हैं । 


निविदा शर्त एवं सामग्रियों की सूची 


.. 


1 . 


निविदा दो प्रकार की होगी , तकनीकी एवं वित्तीय जो अलग - अलग लिफाफे में मुहरबन्द दिया जायेगा । एक 
ही लिफाफे में दोनों निविदा देने पर स्वतः रद्द समझा जायेगा । तकनीकि एवं वित्तीय लिफाफे पर निविदादाता 
को स्पष्ट रूप से निविदा का विषय अंकित करना होगा । 


- 


2 . 


तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफे पर निविदादाता स्पष्ट रूप से निविदा का विषय अंकित करेंगे । निविदा दो 
खण्डों में होगा । खण्ड ( क ) स्टेशनरी सामग्री / खण्ड ( ख ) मानक एवं गैर मानक प्रपत्रों की छपाई हेतु । 


- 


- 


3 . 


निविदादाता का नाम, पूरा पता एवं दूरभाष संख्या तकनीकी निविदा में अंकित करना होगा 


4 . 


निविदादाता को बिहार वाणिज्य - कर में निबंधित होना चाहिए एवं दर अनुमोदन के पश्चात् वाणिज्य कर से 
प्राप्त अद्ययत्तन प्रमाण -पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा । 


5 . 


निर्माताओं के लिए उद्योग विभाग का पंजीयन पत्र एवं अद्यतन कार्यरत रहने का प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा 
के साथ संलग्न करना अनिवार्य है । 


अगर लघु 

उद्योग इकाई है तो उसका अद्यतन कार्यरत रहने का प्रमाण - पत्र संलग्न करना अनिवार्य है । 


6 


7 . 


बिहार गजट , 10 जुलाई 2013 
प्रत्येक खण्ड के लिए अलग - अलग निविदा प्रेषित किया जायेगा एवं लिफाफे पर स्पष्ट रूप से खण्ड का नाम 
अंकित रहेगा । 


8 . 


प्रत्येक खण्ड के लिए अलग - अलग 20,000 / - ( बीस हजार) रुपये का एन ० एस ० सी ० / बैंक ड्राफ्ट जो 
अधीक्षक , पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के पदनाम से प्रतिभूत होगा । तकनीकी निविदा में 
संलग्न करना होगा । लघु उद्योग इकाई को सरकार द्वारा देय अधिमान दिया जायेगा । 


9 . 


निविदा टंकित एवं मुहरबंद होगा । हस्तलिखित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । 


10 . 


निविदादाता किसी क्रिमिनल केस अथवा किसी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान के द्वारा दण्डित नहीं किये 
गये हैं इस आशय का शपथ पत्र ( मूल प्रति ) कार्यपालक दण्डाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर तकनीकी 
निविदा में संलग्न करना होगा । 


11. 


निर्गत सामग्रियों की सूची के अनुसार क्रमवार इनका नाम एवं निर्माता का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा । 


12. 


छपाई हेतु उद्योग विभाग में निबंधित होने का प्रमाण - पत्र संलग्न करना होगा । 


13. 


आयकर में निबंधन ( पैन नम्बर ) होना अनिवार्य है । 


14. 


क्रय समिति में तकनीकी निविदा की स्वीकृति के पश्चात् ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा एवं क्रयसमिति को 
किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा । 


15 . 


किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना होगा । 


16 . 


स्वीकृत दर पर सामग्रियों की आपूर्ति नहीं करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं फर्म को 
काली सूची में डाल दिया जायेगा । 


स्थान : - पटना 


( ह ० ) अस्पष्ट , 


दिनांक : - 18 जून 2013 


अधीक्षक | 


बिहार गजट , 10 जुलाई 2013 


7 


खण्ड ( क ) स्टेशनरी सामग्रियों की सूची 
साइज 

निर्माता का नाम 


सामग्रियों का नाम 


क्वालिटी 


क्र ० 
सं ० 


1 


2 


3 


5 


1 . 


पैड इंक 


उत्तम 


2 . 


गम 


30 एम ० एल ० 
250 एम ० एल ० 
1/12 साइज 


3 . 


डुप्लीकेट बुक 
बोर्ड फाइल 


4 . 


4 
कैमेल ब्रान्ड / 
कैमेल ब्रान्ड / 
मिलन / प्रिया / .. 

/ / 
सुपरीम / कैमेल 
प्रीन्स / कंगारू 

कोरस 

कोरस 
कोरस ब्रान्ड 


5 . 


70x110 एम ० एम ० 


6 . 


7 . 


210x330 एम ० एम ० 
210x330 एम ० एम ० 


8 . 


9 . 


10 . 


10 " x05 " 


11. 


स्टाम्प पैड 
पीन 
कार्बन 503 ब्रान्ड 
कार्बन सेफायर 
खल्ली 
लिफाफा 
( ब्राउन क्राफ्ट पेपर में ) 
लिफाफा 
( सफेद / पीला मोटा पेपर में ) 
लिफाफा बड़ा साइज में 
सफेद / पीला मोटा पेपर में 
टाइप राइटर रिबन 
कार्बन सेफायर 
टैग अच्छे क्वालिटी का 8 " 
कॉपियर पेपर 


10 " x05 " 


" 


12. 


12 " x12 " 


" 


13. 


" 


13 एम ० एम ० x10 मी ० 

डी ० एफ ० साइज 


कोरस 
कोरस 


14. 


15. 


16. 


सेंचुरी 
सेंचुरी / ओरियंट / एच ० पी ० सी ० 


17 . 


सादा कागज 


A4, A3, A 
डी ० एफ ० साइज 

17 " x27 " 
1 , 2 , 4 जिस्ता 
13.5x8.5 से ० मी ० 
13.5x8.5 से ० मी ० 


18 . 


फाइन रजिस्टर 


" 


19 . 


थीन पेपर 150 सीट 


ज्योति / मिलन / समकक्षब्रान्ड 
मिलन / प्रिया / ओरियेंट 
मिलन / प्रिया / ओरियेंट 


20 . 


टाइप पेपर 


21 . 


ज्योति ब्रान्ड / समकक्ष 


200 सीट / 400 सीट 
डी ० एफ ० रजिस्टर 
एक, दो एवं चार जिस्ता 
कलम 


22. 


(लिंक / समकक्षब्रान्ड ) 


" 


ब्लू / काला 
लिखोफेंको 
फुल 

स्केप 


सेंचुरी / ओरियेंट / एच ० पी ० सी ० 

लिंक / समकक्ष 


पीन कुसन 


ओरपेट / कैसीयो / समकक्ष 


23. रूलिंग पेपर 
24. पेन स्टैण्ड - दो कलम / चार कलम 
25. पेपर वेट 
26. 
27 . मारकर 
28. केलकुलेटर 12 डिजिट चेक 

Facilaty के साथ 
29 कलम ब्लू एवं काला 
30 स्टेपलर मशीन ( छोटा एवं बड़ा) 
31 स्टेपलर पीन ( छोटा एवं बड़ा) 
32 डॉटमेट्रिक्स पेपर 

12x8x1 70gsm 
33 एच० पी ० लेजर जेट 88 A 


|| 


रिनोल्डस जैटर या समकक्ष 


- 


अच्छे क्वालिटी का 


कम्प्यूटर इंक 


8 


बिहार गजट , 10 जुलाई 2013 
साइज 

निर्माता का नाम 


सामग्रियों का नाम 


क्वालिटी 


क्र ० 
सं ० 


1 


3 


4 


5 


34 


कम्प्यूटर इंक 
कम्प्यूटर इंक 


35 
36 


37 


कम्प्यूटर इंक 


38 


39 


40 


2 
एच० पी ० लेजर जेट 12 A 
एच 0 पी 0 20/21 ( इंक ) 
कभर फाइल ( प्लास्टिक कोटेड ) 
एच0 पी 0 818 
सी ० डी ० 
पैन ड्राईब 
डी ० बी ० डी ० 
सी 0 डी 0 एवं डी 0 बी 0 डी 0 बैग 
स्केल 
कैची 
माई क्लियर बैग 
फेवी स्टीक 
पेंसिल 
टेकुआ 


41 


42 


सोनी / मॉउजरवियर / समकक्ष 
04, 08 , 16, 32 , 64 जी 0 बी 0 
सोनी / मॉउजरवियर / समकक्ष 

अच्छे क्वालिटी का 

12 " एवं 24 " 
अच्छे क्वालिटी का 
अच्छे क्वालिटी का 
अच्छे क्वालिटी का 
नटराज / केमिलीन 
अच्छे क्वालिटी का 


43 


44 


45 


46 


47 


स्थान : पटना 
दिनांक : - 18 जून 2013 


( ह ० )-अस्पष्ट , 
अधीक्षक | 


खण्ड ( ख) विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों की सूची 


क्र ० सं ० 


प्रपत्रों का नाम 


साइज 


फार्म नं ० 


निर्माता का नाम 


क्वालिटी 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 . 


सेंचुरी / ओरियेंट / एच ० पी ० सी ० उत्तम क्वालिटी 


" 


2. 
3. 


4 . 


09 
51 
115 
63 
216 
165 
155 
175 


एक्सक्युटिभ बौंड पेपर 
सेंचुरी / ओरियेंट / एच० पी ० सी ० उत्तम क्वालिटी 


5 . 


6 . 
7. 
8 . 


" 


9 . 


बेड हेड टिकट 

12 " x08 " 
टेम्प्रेचर चार्ट 

12 " x08 " 
हार्डवेयर स्टौक फार्म 12" x08 " 
मृत्यु प्रमाण - पत्र 

09 " x07 " 
मिसलेनियस फार्म 

09" x5.5 
पैथोलोजिकल फार्म 

08 " x04 " 
इण्डेन बुक 50x2 

08 " x07 " 
मनी रसीद 100x2 

06 " x04 " 
एक्स - रे लिफाफा 

15 " x12" 
ब्राउन क्राफ्ट पेपर 
एक्स - रे लिफाफा 

18 " x15 " 
ब्राउन क्राफ्ट पेपर 
एक्स - रे लिफाफा 

12 " x12" 
ब्राउन क्राफ्ट पेपर 
एक्स - रे लिफाफा 

10 " x12 " 
ब्राउन क्राफ्ट पेपर 
एक्स - रे लिफाफा 

8 " x12" 
ब्राउन क्राफ्ट पेपर 
जी ० पी ० एफ ० स्टेटमेंट फार्म 12 " x08 " 


10 . 


11. 


। 


12. 


" 


" 


13. 


14. 


सेंचुरी / ओरियेंट 


बिहार गजट , 10 जुलाई 2013 


9 


क्र ० सं ० 


प्रपत्रों का नाम 


साइज 


फार्म नं ० 


निर्माता का नाम 


क्वालिटी 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


एक्सक्युटिभ बौंड पेपर 


" 


" 


15. 
16. 
17 . 
18. 


बोर्ड पेपर 
सेंचुरी / ओरियेंट 
एक्सक्युटिभ बौंड पेपर 


19 . 


20 . 


21. 


सेंचुरी / ओरियेंट 


उत्तम 


22 . 


23. 


मोटा कार्डबोर्ड पेपर 


24. 


- 


सेंचुरी / ओरियेंट 


" 


25 . 


एक्स - रे रिपोर्टिंग पैड 100x1 09 " x07 " 
अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्टिग पैड ( बड़ा) 100x1 12 " x08 " 
डिस्चार्ज टिकट 

14 " x11 " 
आर्डर बुक 200x1 

12 " x08 " 
अल्ट्रासाउण्ट रिपोर्टिंग पैड 09 " x07 " 
100x1 ( छोटा ) 
इण्डेन बुक 100x2 8.5 " x05 " 
( मुख्यमंत्री राहत कोष) 
इन्कम टैक्स फार्म / वेतन 12" x08 " 
विवरणी फार्म 16 
मास्टर चार्ट 

Fullscape 
मरीज एवं अभिभावक 04 " x04 " 
परिचय पत्र 
जननी बाल सुरक्षा 
कार्यक्रम प्रपत्र 
जन्म प्रमाण - पत्र प्रपत्र 
आडियोमेट्री रिपोर्ट कार्ड 
एंडोस्कोपी रिपोर्टिंग पैड A4 
ब्रान्होस्कोपी रिपोर्टिंग पैड A4 
फ्लाई लीफ अच्छे क्वालिटी 14 " x10 " 
छपाई के साथ व मोटा कुट 
क्लौथ पट्टी के साथ 
सामान्य जानकारी प्रपत्र 12" x8 " 
बन्ध्याकरण प्रपत्र 

12"x8 " 
कालाजार प्रपत्र 

12 " x8 " 
बी ० एच ० टी ० कभर फाइल 14 " x10 " 
छपाई के साथ 
चिकित्सक एवं कर्मचारी 4 " x4 " 
परिचय - पत्र 
डेड बॉडी कैरींग प्रमाण पत्र फार्म 09 " x07 " 
कैंसर रोगी प्रपत्र 

24" x16 " 


26. 


Executive Bond paper 

मोटा कार्ड बोर्ड पेपर 
Executive Bond paper 
Executive Bond paper 


27 . 


28. 


" 


।। 


29 . 


उत्तम क्वालिटी 


30 . 


ओरियेंट / एचपीसी / सेंचुरी 


31. 


।।।। 


32. 


" 


" 


33. 


उत्तम क्वालिटी 


34. 


- 


ए ० टी ० एम ० कार्ड 
एवं फिता छपाई के साथ 
ओरियेंट / एचपीसी / सेंचुरी 
ओरियेंट / एचपीसी / सेंचुरी 


35. 
36. 


" 


37 . 


उतम 


38 . 


उतम 


39 . 


उतम 


मुद्रीत रजिस्टर (65 जी 0एस0 एम0 कागज ) 17x27 से ० मी ० सेंचुरी / ओरियंट / एच ० पी ० सी ० 
अस्पताल के लोगो एवं क्रमांक के साथ एक जिस्ता / 100 पेज 
मुद्रीत रजिस्टर (65 जी ० एस० एम 0 कागज ) 17x27 से ० मी ० सेंचुरी / ओरियंट / एच ० पी ० सी ० 
अस्पताल के लोगो एवं क्रमांक के साथ दो जिस्ता / 200 पेज 
मुद्रीत रजिस्टर (65 जी 0एस 0एम0 कागज ) 17x27 से० मी ० सेंचुरी / ओरियंट / एच ० पी ० सी ० 

अस्पताल के लोगो एवं क्रमांक के साथ चार जिस्ता / 400 पेज 
40. मुद्रीत उपस्थिति पंजी 

17x27 से ० मी ० 
अस्पताल के लोगो एवं क्रमांक के साथ एक जिस्ता / 100 पेज 
मुद्रीत उपस्थिति पंजी 

17x27 से ० मी ० 
अस्पताल के लोगो एवं क्रमांक के साथ दो जिस्ता / 200 पेज 


उतम 


41 . 


उतम 


10 


बिहार गजट , 10 जुलाई 2013 


क्र ० सं ० 


प्रपत्रों का नाम 


साइज 


फार्म नं ० 


निर्माता का नाम 


क्वालिटी 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


42. मुद्रीत उपस्थिति पंजी 17x27 से ० मी ० 

उतम 
अस्पताल के लोगो एवं क्रमांक के साथ चार जिस्ता / 400 पेज 
43. Wटोंग्राम फार्म A4 साईज सेंचुरी 

उतम 
44. निकू पिकू केस सीट प्रपत्र DF साईज सेंचुरी 

उतम 
45 . कॉटेज केबीन कार्ड 

8 " X 6 " कार्ड पेपर 
46 . आगत पंजी 

17 " X 27 " 
47. निर्गत पंजी 

17 " X 27 " 
48. वेतन पंजी प्रपत्र 17 

DF साईज 

सेंचुरी 

उतम 
49 . चपरासी वही 

17 X 27 " 
50 . बी 0 टी 0 सी0-51 प्रपत्र 

12 " X 8 " 
51 . बी 0 टी 0 सी0-25 प्रपत्र 

12 " X 8 " 
52. बी ० टी ० सी०-29 A प्रपत्र 

12 " X 8 " 
53. बी 0 टी 0 सी0-29 प्रपत्र 

12 " X 8 " 
54. बी 0 टी 0 सी0-13 प्रपत्र 

12 " X 8 " 
55. स्टौक लेजर प्रपत्र एवं बाईडीग (हार्डवेयर / मेडिसीन ) 17 " X 27 " 100 पेज / 200 पेज / 300 पेज / 400 पेज 
56. डायग्नोस्टिक रजिस्ट्रर प्रपत्र छपाई, लाईनिग एवं बाईडीग 400 पेज / 600 पेज 
अधीक्षक एवं उपाधीक्षक पैड 

17 " X 27 " 
58. L.P.C प्रपत्र 

12 " X 8 " 
59 . 

सेल्फ इंकिग पेपर से निर्मित A4 साईज बुक -A4 साईज 

( लाल , हरा, पीला पेपर पर नम्बरिग , परफेटिग एवं कुट बाईडिग के साथ ) 
60 . मुद्रिक स्ट्रोक पंजी रजिस्टर नम्बरिग के साथ -लेजर पेपर 17 " X 27 "/ 4 80 G.S.M 

प्रपत्र का नमूना कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे । 

क्रमांक 7 , 8,15, 16,18,19,20,27 28,35 , 37,38,39,40,41,42, 55 , 56,57,59,60 का बुक / रजिस्टर 
बनाकर एवं शेष खुला हुआ देना होगा । 
स्थान : पटना 

( ह ०)-अस्पष्ट, 
दिनांक : - 18 जून 2013 

अधीक्षक | 


57 . 


में 


अधीक्षक , 

सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 16-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 10 जुलाई 2013 


11 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचनाएं 

25 अप्रील 2013 
सं ० 22 / नि 0 सि 0(दर ) 16-02 / 10 / 497 - वाद सं0 सी 0 डब्ल्यु 0 जे0 सी 0 सं0 906/2010 श्री बिन्देश्वर यादव कंस्ट्रक्शन 
प्रा 0 लि 0 , ग्राम- हरिराहा, जिला- मधुबनी बनाम बिहार सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक 
में कोशी नहर प्रमंडल , खुटौना के निविदा संख्या 01 / 2009-10 के ग्रुप सं0 3 की निविदा में बरती गयी अनियमितता की जाँच 
मंत्रिमंडल निगरानी ( त० प ० को ० ), पटना द्वारा की गयी । निगरानी विभाग से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर 
की गयी एवं समीक्षोपरांत प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राजेश्वर दयाल, अभियंता प्रमुख ( उत्तर), जल संसाधन 
विभाग, बिहार , पटना के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया । तदनुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 1520 
दिनांक 07.10.10 द्वारा निम्नांकित गठित आरोपों के लिए श्री दयाल, अभियंता प्रमुख ( उत्तर) के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी: 

श्री बिन्देश्वर यादव कंस्ट्रक्शन प्रा 0 लि 0 ग्राम हरिराहा जिला- मधुबनी से विभाग में प्राप्त परिवाद में वर्णित विन्दु की 
जॉच हेतु आपको निदेशित किया गया था परन्तु आपके द्वारा स्वयं इसकी जॉच न करते हुए कार्यपालक अभियंता ( मो ०), पटना 
एवं अधीक्षण अभियंता( मो 0) अंचल, पटना को जॉच हेतु निदेशित किया गया । दोनों पदाधिकारियों द्वारा प्रेषित जॉच प्रतिवेदन जो 
परिवाद के मूल विन्दु से हटकर दी गयी थी , की बिना गहन समीक्षा किये ही परिवाद में किसी तरह की अनियमितता न पाये 
जाने का फलाफल अंकित किया गया । जबकि वाद सी 0 डब्लू0 जे 0 सी 0 सं0- 906/2010 श्री बिन्देश्वर यादव कंस्ट्रक्शन प्रा 0 लि 0 
ग्राम- हरिराहा जिला- मधुबनी बनाम बिहार सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में उक्त 
परिवाद की जॉच मंत्रिमंडल निगरानी(त ०प ० को ०), पटना द्वारा की गयी है । प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा में प्रथम 
दृष्टया नव निर्माण कंस्ट्रक्शन प्रा 0 लि 0 एकमा बसानया , जिला -मधुवनी के वित्तीय बीड के लिफाफे में छेड़छाड़ का आरोप 
प्रमाणित पाया गया । जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा परिवाद के मूल विन्दु से हटकर प्रेषित जॉच प्रतिवेदन की बिना गहन 
समीक्षा कर प्रतिवेदित कर दिया गया । जो आपके कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है एवं इसके लिए आप 
दोषी पाये गये । " 


12 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


बिहार गजट , 10 जुलाई 2013 
उक्त विभागीय कार्यवाही में विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । संचालन पदाधिकारी 
द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित पाया गया । प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी 
एवं जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक -1231 दिनांक 01.11.12 द्वारा श्री राजेश्वर दयाल , अभियंता प्रमुख (उत्तर) 
से द्वितीय कारण – पृच्छा की गयी । श्री दयाल द्वारा द्वितीय कारण - पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया जिसके मुख्य विन्दु 
निम्नवत हैं : 

पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल , खुटौना के अंतर्गत निविदा दस्तावेज के वितीय बीड के साथ छेड़छाड़ क्षेत्रीय 
स्तर के पदाधिकारियों से सम्बंधित मामला है । 
संवेदक से विभाग में प्राप्त परिवाद की जॉच अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वयं न कर विभागीय कार्य पद्धति के अनुसार 
मोनेटरिंग संगठन के कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया गया जो नियम संगत है । 
प्राप्त परिवाद में मोनेटरिंग अंचल के कार्यपालक अभियंता द्वारा जॉचोपरान्त मंतव्य अंकित किया गया । 
जिसपर अधीक्षण अभियंता, मोनेटरिंग अंचल द्वारा सहमति व्यक्त की गयी । इनके द्वारा अभिलेखों के आधार 
पर समीक्षा की गयी जिसपर प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है । 
प्राप्त परिवाद में उठाये गये विन्दुओं की भौतिक जॉच व्यक्तिगत रूप से इनके द्वारा नहीं की गयी बल्कि जॉच 

प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा इनके स्तर से की गयी । जिसपर प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है । 
प्राप्त द्वितीय कारण - पृच्छा के जबाव की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त पाया गया कि 

इनके द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि जॉच कार्य स्वयं न कर विभागीय कार्यपद्धति के अनुसार मोनेटरिंग 
संगठन के कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया गया । 
निविदा दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप की गहन छानबीन किये बिना निविदा में छेड़छाड़ नहीं 
होने का प्रतिवेदन देना लापरवाही एवं गंभीर चूक का द्योतक है । 
विभागीय कार्यवाही के क्रम में भी जॉच पदाधिकारी द्वारा इनके विरूद्ध लापरवाही का अंश प्रमाणित पाया गया 
है । द्वितीय कारण - पृच्छा के क्रम में इनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है । जिसके 

आधार पर इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोप की सम्पुष्टि न होती हो । 
उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री दयाल द्वारा प्रस्तुत द्वितीय कारण – पृच्छा के जबाव को अस्वीकृत करते हुए उनके 
विरूद्ध वरीय पदाधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही का अंश प्रमाणित पाया गया है । 

इस प्रकार श्री राजेश्वर दयाल, अभियंता प्रमुख ( उत्तर), जल संसाधन विभाग , बिहार , पटना को वरीयतम तकनीकि 
पदाधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही का अंश प्रमाणित पाते हुये निम्न दंड संसूचित करने का निर्णय सरकार 
द्वारा लिया गया है 


1 . 


2 . 


3 . 


: 


चेतावनी 


सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री राजेश्वर दयाल, अभियंता प्रमुख ( उत्तर), जल संसाधन विभाग , बिहार, पटना 
को निम्न दंड संसूचित किया जाता है: 

चेतावनी 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी । 


बिहार गजट, 10 जुलाई 2013 


w 


- 


. 


29 अप्रील 2013 
सं 0 22 / नि ० सि ०( दर o)16-02 / 2010 / 499- सी 0 डब्लू 0 जे 0 सी 0 सं0-906 / 10 श्री विन्देश्वर यादव कंस्ट्रक्शन प्रा 0 लि 0 
ग्रा 0 - हरिराहा जिला - मधुबनी बनाम बिहार सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में कोशी नहर 
प्रमंडल, खुटौना के निविदा सं0-01 / 2009-10 के ग्रुप सं0-3 की निविदा में बरती गयी अनियमितता की जॉच मंत्रिमंडल 
निगरानी ( त० प० को ० ) पटना द्वारा की गयी । निगरानी विभाग से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । 
सम्यक समीक्षोपरान्त नव निर्माण कंस्ट्रक्शन प्रा 0 लि 0 ग्राम एकम्मा बसानया जिला मधुबनी के वित्तीय बीड से संबंधित अभिलेखों 
में छेड़छाड़ करने एवं अनियमितता बरतने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए मो 0 अशरफ हुसैन, कार्यपालक अभियन्ता , 
पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल , खुटौना के विरुद्ध विभागीय अधिसूचना सं0-982 , दिनांक 30-6-10 द्वारा प्राथमिकी दर्जकर निलंबित 
करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम -17 के तहत विभागीय कार्यवाही 
चलाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया । तदनुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक -1521 दिनांक 07-10-10 द्वारा मो 0 अशरफ 
हुसैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, प 0 कोशी नहर प्रमंडल , खुटौना (निलंबित ) के विरुद्ध नियम -17 के तहत विभागीय 
कार्यवाही प्रारम्म की गयी । विभागीय कार्यवाही में विभागीय जॉच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया । 
संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । समीक्षोपरान्त मो 0 अशरफ हुसैन, 
कार्यपालक अभियन्ता (निलंबित) के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के फलस्वरुप उन्हें आरोप मुक्त कर निलंबन से मुक्त 
करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है । 

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में मो 0 अशरफ हुसैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता , पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल , 
खुटौना को आरोप मुक्त करते हुए निलंबन से मुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी । 


- 


- 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 16-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 01 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


